. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 पौष, 1939 ( श० ) 
संख्या- 16 राँची , बुधवार , 

3 जनवरी, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2017 


संख्या -1/पी० - 105/ 07 का .- 12692 -- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं 
पेंशनमंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक -33/ 12/ 2017- EO (SM-I), दिनांक 26 दिसम्बर , 2017 के 
आलोक में महानिदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मुखमीत सिंह 
भाटिया, भा . प्र. से . ( झाः1990 ) को दिनांक 31 दिसम्बर , 2017 के अपराह्न से Joint Secretary, Fifteenth 
Finance Commission under the Department of Economic Affairs, Government of India OTGIG 
करने हेतु विरमित किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 16 -- 50 


